. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र, 1940 ( श० ) 
23 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 308 राँची, शुक्रवार , 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
21 मार्च, 2018 


संख्या - परि० वि०-( श. श.)- 103/ 2016/ 253 -- उपायुक्त , जामताड़ा के आदेश ज्ञापंक - 98, दिनांक 
24 फरवरी, 2018 द्वारा श्री नवीन कुमार , अनुमण्डल पदाधिकारी ,जामताड़ा को जिला परिवहन पदाधिकारी, 
जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के पश्चात पत्रांक - 30 दिनांक 9 मार्च, 2018 द्वारा शमन की शक्ति 
प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है | 


उक्त के आलोक में श्री नवीन कुमार , प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी , जामताड़ा को मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा - 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

भूषण पासवान 
सरकार के उप सचिव 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 308 -- 50 


